420 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCHI 13 , 1997 (PHGN . 24 , 1898. SAKA ) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध 

जागीर 

दिनांक 2 मार्च, 1977 
क्रमांक 54 ज (I ) -77/5592.--पूर्वी पंजाब यद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 


वार्षिक 
राशि 


दी गई 


रु ० 


1 


प्रम्बाला 


श्री लाल चन्द, पुत्र श्री हीरा 
चन्द 


यमुनानगर 


जगाधरी 


100 


150 


2 


महलावाली 


श्रीमती मंगल कौर, विधवा 
श्री बोगा सिंह 


रबी, 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी, 1969 से 
रबी; 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी, 1969 से 
रबी , 1970 तक 


100 


150 


3 


अम्बाला 


यमुनानगर 


. 


श्रीमती राम सरनी, विधवा 
श्री रूप सिंह वरूशी 


100 


. 


खरीफ , 1970 से 


150 


क्रमांक 10 3-ज (I ) -77/5596.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा के उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मेहर चन्द , पुत्र श्री मुख राम, गांव गोपालवास , तहसील दादरी, चिल 
भिवानी को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


- 


करते हैं । 


क्रमांक 150-ज ( I).77/ 5600.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है . और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वालो युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फमल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वष जब से 
जागीरं दो गई . 


वार्षिक 
राशि 


1 


भिवानी 


देवसर 


भिवानी 


रवी , 1976 से 


200 


श्रीमती अशरफी देवी , 
विधवा श्री 

नत्थू सिंह 


2 


उमरवास 


दादरी 


रबी , 1973 से 


200 


श्री किनका राम , पत्र 
श्री मिया चन्द 


